. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 श्रावण , 1940 ( श०) 
23 जुलाई, 2018 (ई० ) 


संख्या- 692 राँची, सोमवार 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
11 जुलाई, 2018 ई.। 


संख्या-10/विविध -1005 - A/ 2008-3838 -- राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड / वनांचल अलग राज्य के 
गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निर्णय विभागीय संकल्प 
संख्या-2108 , दिनांक 7 मई , 2012 ( प्रति संलग्न ) द्वारा लिया गया था । 

2. उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड / वनांचल 
आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रथम संपुष्ट सूची प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा 
जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या -4920, दिनांक 
10 अगस्त, 2015 द्वारा अधिसूचित किया गया | 

3. आयोग के पत्रांक- 2270, दिनांक 23 मई , 2018 द्वारा उक्त अधिसूचना संख्या के माध्यम से 
कोडरमा जिला के अधिसूचित आन्दोलनकारी श्री संतोष पाण्डेय, पिता-जानकी पाण्डेय के स्थान पर श्री सतीश 
पाण्डेय , पिता- श्री जहानवी पाण्डेय , जिला- कोडरमा द्वारा दावा किया गया । पुलिस अभिलेख में दोनों आवेदक 
का नाम/पिता का नाम अंकित है परन्तु जाँच क्रम में पुलिस द्वारा प्रतिवेदित है कि त्रुटिवश आरोप पत्र में सतीश 
पाण्डेय , पिता- जहानवी पाण्डेय के स्थान पर संतोष पाण्डेय , पिता -जानकी पाण्डेय अंकित हो गया था । नाम में 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 23 जुलाई, 2018 
भिन्नता के संबंध में जेल अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उक्त काण्ड के चिन्हित आवेदकों के द्वारा तथा पूर्व 
चिन्हित एवं सम्पुष्ट आवेदकों की सहमति के पश्चात् आयोग की 53वीं बैठक दिनांक 7 अप्रैल, 2018 में लिये 
गयेनिर्णय अनुसार श्री संतोष पाण्डेय ,पिता- जानकी पाण्डेय के नाम को विलोपित करते हुए श्री सतीश पाण्डेय, 
पिता- जहानवी पाण्डेय के नाम से कंडिका-3 ( क) ( जेल अवधि -2 दिन) के आधार पर चिन्हित किया गया । 

4. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान 
पेंशन का भुगतान नहीं हो सके | 

___ 5. यह दिनांक 1 अगस्त , 2015 अथवा आन्दोलनकारी की मृत्यु , जो बाद में हो , की तिथि से 
प्रभावी होगा । 


अनु.- यथोक्त । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इग्नातियुस कुल्लू, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 692 - - 50 


